निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 16 


27 चैत्र 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

17 अप्रील 2013 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-6 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय सूचनाएं और 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


7-7 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 17 अप्रील 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य 

वैयक्तिक सूचनाएं 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

26 नवम्बर 2012 
सं ० 555 नि 0 श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव III , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर को रोसेरा के अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
संजय प्रिय, महानिबंधक प्र 0 | 


The 26th November 2012 
No. 555 A- Sri Anil Kumar Srivastava III , Additional District and Sessions Judge, 
Samastipur is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Rosera. 

By order of the High Court, 
SANJAY PRIYA , Registrar General I/ C . 


29 नवम्बर 2012 
सं ० 565 नि 0 - श्री अरूण कुमार सिन्हा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज को शिवहर के अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बिरेन्द्र कुमार , महानिबंधक । 


| 


The 29th November 2012 
No. 565 A - Sri Arun Kumar Sinha, Additional District and Sessions Judge, 
Gopalganj is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Sheohar. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचनाएं 

1 मार्च 2013 
सं ० प्र 02 / तेन -17 / 94-04-1196 — तेनुघाट विद्युत निगम के गठन से संबंधित पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं को सरकार 
के निर्णयानुसार अवक्रमित करते हुए तेनुघाट विद्युत निगम लि 0 के आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेसन की धारा -49 (1) ( ए0) ( सी o) 
एवं ( डी 0) के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग के अधिसूचना सं0-17, दिनांक 30.10.2012 द्वारा गठित बिहार स्टेट पावर ( होल्डिंग) 
कं 0लि 0, पटना के अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त तेनुघाट विद्युत निगम लि 0 के अध्यक्ष - सह - प्रबंध 
निदेशक एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि 0, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि 0, साउथ बिहार पावर 
डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि 0 एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि 0 के प्रबंध निदेशक को पदेन सदस्य के रूप में अगले 
आदेश तक नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

संदीप पौण्डरीक, सचिव । 


बिहार गजट , 17 अप्रील 2013 


3 


30 मार्च 2013 
सं ० प्र01 / रा0 स्था0-01 / 2013-07-1784— श्री संजय कुमार सिंह, भा 0प्र 0 से0( ओ 0 आर0-97 ) मुख्यमंत्री के सचिव, 
बिहार, पटना जिनकी सेवा अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी के पद पर कार्य करने 
हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या -01 / पी0-1017 / 2012 - सा 0 प्र0 5235 दिनांक 26.03.2013 के द्वारा ऊर्जा 
विभाग को सौंपी गई है । 

उक्त के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से0 को प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शम्भु नाथ मिश्र, अपर सचिव । 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 


गृह विभाग 


1 


4 


- 


अधिसूचनाएं 

28 फरवरी 2013 
सं ० के 0 / कारा / वि ० प० प्र0-19 / 2004-31 — वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 4685 दिनांक 25.06.2003 के आलोक 
में प्रोबेशन सेवा संवर्ग के निम्नांकित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारियों / प्रोबेशन पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त 
( सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) नियमावली -2003 में निहित प्रावधानों के तहत् उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उनके पद 
के उच्चतर वेतनमान में प्रथम एवं द्वितीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है: 
क्र.सं ० पदाधिकारी का नाम / पदनाम / वेतनमान / प्रथम वृत्ति उन्नयन द्वितीय वृत्ति उन्नयन 
कार्यालय का नाम 

देय तिथि स्वीकृत देय तिथि स्वीकृत 
वेतनमान 

वेतनमान 
श्री विनोद शंकर, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, 

30.08.2008 7500-12000 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय, आरा 
2 श्री मधुबल्लभ लाल कर्ण, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, 

7500-12000 

04.10.2007 
6500-10500 , जिला प्रोबेशन कार्यालय, छपरा 
3 श्री ललन कुमार, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, 

07.10.2007 7500-12000 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय , दरभंगा 
श्री शिवनाथ प्रसाद , प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी , 

11.10.2007 7500-12000 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय, मुंगेर 
5 श्री कैलाश चौधरी, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, 

10.10.2007 7500-12000 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय, पूर्णियाँ 
श्री लियोनार्ड तिर्की, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, 

09.08.1999 7500-12000 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय , गया 
7 श्री गंगा राम, ( से0 नि 0) प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, 

09.08.1999 7500-12000 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सहरसा 
श्री मृत्युजंय कुमार, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, 

09.08.1999 7500-12000 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेगुसराय 
श्री मनोज कुमार सिन्हा, प्रोबेशन पदाधिकारी , 

05.10.2007 7500-12000 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सासाराम 
10 श्री बामेश्वर सिंह विद्यार्थी, प्रोबेशन पदाधिकारी, 

04.10.2007 7500-12000 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय, नवादा 
11 श्री रामबिहारी झा , प्रोबेशन पदाधिकारी, 

06.10.2007 7500-12000 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय , बेतिया 
12 श्री राघव प्रसाद, प्रोबेशन पदाधिकारी, 6500-10500 , 
जिला प्रोबेशन कार्यालय , सहरसा 

04.10.2007 7500-12000 


6 


- 


- 


- 


8 


9 


- 


- 


4 


बिहार गजट , 17 अप्रील 2013 


क्र.सं 0 


पदाधिकारी का नाम / पदनाम / वेतनमान / 

कार्यालय का नाम 


प्रथम वृत्ति उन्नयन 
देय तिथि स्वीकृत 

वेतनमान 


द्वितीय वृत्ति उन्नयन 
देय तिथि स्वीकृत 

वेतनमान 


13 


04.10.2007 


7500-12000 


14 


- 


01.11.2007 


7500-12000 


15 


- 


04.10.2007 


7500-12000 


16 


04.10.2007 


7500-12000 


17 


01.11.2007 


7500-12000 


18 


04.10.2007 


7500-12000 


श्री महेन्द्र लाल प्रसाद , प्रोबेशन पदाधिकारी, 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय , दरभंगा 
श्रीमती चिन्ता कुमारी, ( से0 नि 0) प्रोबेशन पदाधिकारी, 
6500-10500 , अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, 
लखीसराय 
श्री सत्येन्द्र प्रसाद , प्रोबेशन पदाधिकारी, 
6500-10500, अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, मधेपुरा 
श्री विजय प्रसाद , प्रोबेशन पदाधिकारी , 6500-10500, 
मुख्यालय , पटना 
श्रीमती वीणा श्रीवास्तव, प्रोबेशन पदाधिकारी, 
6500-10500, जिला प्रोबेशन कार्यालय, हाजीपुर 
श्री चन्द्रमोहन प्रसाद, प्रोबेशन पदाधिकारी, 
6500-10500, अनुमंडल कार्यालय, बाढ़ 
श्री संतोष कुमार सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी , 
5500-9000 , जिला प्रोबेशन कार्यालय , गया 
श्री ग्यासुद्दीन, प्रोबेशन पदाधिकारी , 5500-9000 , 
जिला प्रोबेशन कार्यालय , मधुबनी 
श्री राम सुरेश प्रसाद साह, प्रोबेशन पदाधिकारी 
5500-9000, जिला प्रोबेशन कार्यालय , सीवान 
श्री बैजनाथ झा , प्रोबेशन पदाधिकारी, 5500-9000 , 
जिला प्रोबेशन कार्यालय, भागलपुर 
श्री गजेन्द्र नारायण सिंह, प्रोबेशन 
पदाधिकारी ,5500-9000 , जिला प्रोबेशन कार्यालय , 
मुंगेर 
श्री शमीमुल अहसन अहमद , प्रोबेशन 
पदाधिकारी, 5500-9000, अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, 


19 


18.07.2002 


6500-10500 


20 


25.07.2002 


6500-10500 


- 


21 


25.07.2002 


6500-10500 


- 


, 


22 


21.07.2002 


6500-10500 


- 


23 


17.07.2002 


6500-10500 


24 


18.07.2002 


6500-10500 


बक्सर 


26 


- 


25 श्री अखिलेश 

कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी, 

12.09.2002 6500-10500 
5500-9000 अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, भभुआ 
श्री विक्रमादित्य राम , प्रोबेशन पदाधिकारी , 

24.07.2004 6500-10500 
5500-9000, जिला प्रोबेशन कार्यालय , छपरा 
27 श्रीमती पूनम रानी, प्रोबेशन पदाधिकारी, 5500-9000, 

08.12.2007 6500-10500 
जिला प्रोबेशन कार्यालय, आरा 
28 श्री शम्भु मंडल , प्रोबेशन पदाधिकारी, 5500-9000, 

31.05.2008 6500-10500 
जिला प्रोबेशन कार्यालय , कटिहार 

उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध किसी प्रकार की त्रुटियाँ / पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित आदेश 
रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
आमिर सुबहानी , प्रधान सचिव । 


बिहार गजट , 17 अप्रील 2013 


5 


क्र.सं 0 


का नाम 


28 फरवरी 2013 
सं ० के 0 / कारा / वि ० प० प्र०–19 / 2004-32 — वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के आलोक में 
प्रोबेशन सेवा संवर्ग के निम्नांकित सेवा निवृत प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त “ रूपांतरित 
सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना 2010 में निहित प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उच्चत्तर ग्रेड वेतन 
5400 में तृतीय रूपांतरित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है: 
प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी का नाम / वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन / कार्यालय तृतीय रूपांतरित वृत्ति 

उन्नयन की देय तिथि 
मो 0 शमीम खाँ , ( सेवा निवृत) वेतन बैंड -2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4800, 

जिला प्रोबेशन कार्यालय, दरभंगा । 
2 . श्री नवल किशोर सिंह , ( सेवा निवृत) वेतन बैंड-2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4800, 

जिला प्रोबेशन कार्यालय , औरंगाबाद । 

उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध किसी प्रकार की त्रुटियाँ / पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित आदेश रद्द / संशोधित 
कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


1 . 


01.01.2009 


01.01.2009 


28 फरवरी 2013 


3 . 


, 


सं ० के 0 / कारा / वि 0 प 0 प्र0-19 / 2004-33 — वित्त विभाग के संकल्प संख्या -7566 दिनांक 14.07.2010 के आलोक 
में प्रोबेशन सेवा संवर्ग के निम्नांकित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारियों / प्रोबेशन पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त 
"रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना -2010 " में निहित प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उच्चतर 
ग्रेड वेतन में प्रथम एवं द्वितीय रूपांतरित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है: 

प्रथम रूपांतरित वृत्ति द्वितीय रूपांतरित वृत्ति 
पदाधिकारी का नाम / पदनाम / वेतन बैंड एवं 
क्र . 

उन्नयन 

उन्नयन 
सं ० ग्रेड वेतन / कार्यालय का नाम 

देय तिथि स्वीकृत 

देय तिथि स्वीकृत 
ग्रेड वेतन 

ग्रेड वेतन 
1 . श्री लियोनार्ड तिर्की, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी , वेतन 
बैंड-2 9300-34800 , ग्रेड वेतन 4800,जिला प्रोबेशन 

01.01.2009 

5400 
कार्यालय, गया 
2 . श्री मृत्युजंय कुमार, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन 
बैंड-2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4800, जिला 

01.01.2009 

5400 
प्रोबेशन कार्यालय , बेगुसराय 
श्री राम सुरेश प्रसाद साह, प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन 
बैंड -2 9300-34800 , ग्रेड वेतन 4600 जिला 

25.07.2012 

4800 
प्रोबेशन कार्यालय, सीवान 
4 . श्री बैजनाथ झा , प्रोबेशन पदाधिकारी , वेतन बैंड-2 
9300-34800, ग्रेड वेतन 4600 जिला प्रोबेशन 

21.07.2012 

4800 
भागलपुर 
श्री शमीमुल अहसन अहमद, प्रोबेशन पदाधिकारी, 

18.07.2012 

4800 
वेतन बैंड -2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600 

अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, बक्सर 
6 . श्री अखिलेश कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी , वेतन 

12.09.2012 

4800 
बैंड-2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600 अनुमंडल 

प्रोबेशन कार्यालय , भभुआ 
7 . श्रीमती किरण कुमारी, प्रोबेशन पदाधिकारी , वेतन 
बैंड -2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600, जिला 

01.01.2009 

4800 
कार्यालय , 

समस्तीपुर 
8 . श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन 
बैंड-2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600 जिला 

26.07.2012 

4800 
प्रोबेशन कार्यालय , पटना 
9 . श्री राजीव रंजन कर्ण, प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन 
बैंड -2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600 जिला 

25.07.2012 

4800 
प्रोबेशन कार्यालय , मुजफ्फरपुर 


- 


- 


कार्यालय , 


5 . 


- 


- 


- 


6 


बिहार गजट , 17 अप्रील 2013 


द्वितीय रूपांतरित वृत्ति 


क्र . 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम / पदनाम / वेतन बैंड एवं 

ग्रेड वेतन / कार्यालय का नाम 


उन्नयन 


प्रथम रूपांतरित वृत्ति 

उन्नयन 
देय तिथि स्वीकृत 

ग्रेड वेतन 


देय तिथि 


स्वीकृत 
ग्रेड वेतन 


10 


01.01.2009 


4600 


11 


, 


श्री संजय कुमार सिह, प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन 
बैंड-2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200 मुख्यालय , 
पटना 
श्री फिरोज अहमद प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन 
बैंड -2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200 अनुमंडल 
प्रोबेशन कार्यालय, अररिया 
श्री अनिल कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी,, वेतन बैंड-2 
9300-34800, ग्रेड वेतन 4200 जिला प्रोबेशन 
कार्यालय, बेगुसराय 


01.01.2009 


4600 


12 


01.01.2009 


4600 


- 


14 


कार्यालय , 


15 


13 श्री गंगा सागर प्रसाद, प्रोबेशन पदाधिकारी ( सम्प्रति 
बंदी कल्याण पदा०), वेतन बैंड -2 9300-34800 , 01.01.2009 

4600 
ग्रेड वेतन 4200 , मुख्यालय , पटना 
श्री तनवीर अंजुम , प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन बैंड-2 
9300-34800, ग्रेड वेतन 4200 जिला प्रोबेशन 01.01.2009 

4600 
मुजफ्फरपुर 
श्री ओम् प्रकाश माँझी , प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन 
बैंड -2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200, जिला 01.01.2009 

4600 
प्रोबेशन कार्यालय , पटना 
16 श्री सिकन्दर कुमार सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन 
बैंड -2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200, जिला 01.01.2009 

4600 
प्रोबेशन कार्यालय , मोतिहारी 
17 श्री विनोद कुमार प्रभाष्कर, प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन 
बैंड-2 9300-34800 , ग्रेड वेतन 4200 , मुख्यालय , 23.09.2009 

4600 
पटना 

उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध किसी प्रकार की त्रुटियाँ / पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित आदेश रद्द / संशोधित 
कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी , प्रधान सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

4 अप्रील 2013 
सं ० ई2-1-98 / 2009-19 — श्री राम कृष्ण प्रसाद , संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार , पटना को अपने निजी खर्च पर अपनी पुत्री से 
मिलने हेतु दिनांक 26.04.2013 से दिनांक 04.05.2013 के बीच पटना से अबूधाबी ( UAE) जाने एवं वापस आने की विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान 
की जाती है । 
2. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
संजय कुमार , उप - सचिव । 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 04-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 17 अप्रील 2013 


7 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
सं ० 795 — मैं अनिकेत पुत्र श्री अनिल कुमार सिन्हा, आर्य निकेतन अपार्टमेंट , के ० पी ० सरकार रोड, मीठापुर, पटना । 
शपथ - पत्र संख्या 863, दिनांक 02.05.2012 से अनिकेत सिन्हा के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा । 

अनिकेत । 
No. 795–1 Aniket S /o Sri Anil Kumar Sinha, Arya Niketan Apartment, K.P. Sarkar Road , 
Mithapur , Patna- 1. Declare that vide affidavit No. 863 , dated 02.05.2012 . Known as Aniket Sinha. 

ANIKET . 
सं ० 796 — मैं अनितेश पुत्र श्री अनिल कुमार सिन्हा , आर्य निकेतन अपार्टमेंट , के ० पी ० सरकार रोड, मीठापुर , पटना । 
शपथ - पत्र संख्या 862, दिनांक 02.05.2012 से अनितेश सिन्हा के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा । 

अनितेश । 
No. 796-1 Anitesh S /o Sri Anil Kumar Sinha, Arya Niketan Apartment, K.P. Sarkar Road , 
Mithapur , Patna- 1. Declare that vide affidavit No. 862, dated 02.05.2012 . Known as Anitesh Sinha. 

ANITESH. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 04-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 01 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


